निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1045 ) पटना , बुधवार , 4 सितम्बर 2019 

वित्त विभाग 


अधिसूचना 

4 सितम्बर 2019 
सं० 01 / स्था०( ले०से०) - 07 / 2017 - 7232 / वि० श्री अमित अंकित (बिहार वित्त सेवा), सहायक कोषागार 
पदाधिकारी , सचिवालय कोषागार , सिंचाई भवन , बिहार, पटना की सेवा उनके पैतृक विभाग वाणिज्य कर विभाग , बिहार 
पटना को वापस की जाती है । 

सं० 01 / स्था०( ले०से०) - 07 / 2017 - 7233 / वि० - श्री आलोक कुमार (बिहार लेखा सेवा), उपायुक्त ( लेखा), 
वित्त विभाग , बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक ई - कोषागार का कार्य सम्पादित करने हेतु 
सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

शिव शंकर मिश्र , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1045 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih .nic .in 


